रजिस्ट्री सं. जी -3/ डी एल ( एन ) -04/ 0009/ 2003-05 भारत सरकार 

GOVERNMENT OF INDIA 


REGD.No.G- 3/ DL ( N)-04/00092003 -----05 


ਵਿ 


AR 


राजपन 
Delhi Gazette 


सत्यमेव जयते 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

साप्ताहिक 
WEEKLY 


सं . 11 
No. 11 


दिल्ली , जून 8 - जून 14, 2012 , बृहस्पतिवार /ज्येष्ठ 18 ज्येष्ठ 24 , 1934 
DELHI, JUNE 8 - JUNE 14, 2012 ,THURSDAY /JYAISTHA 18 - JYAISTHA24 , 1934 


भाग II - II 
PART II.- II 


सर्किट, सिविल और दण्ड न्यायालय द्वारा जारी की गई सूचनाएं 
Notices of the Circuit, Civil and Criminal Courts 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


दिल्ली उच्च न्यायालय स्थित नई दिल्ली 

कम्पनी याचिका संख्या 123/2010 
मैसर्ज ब्रेन ब्रिज एडवरटाईजिंग एण्ड मार्केटिंग प्रा . लि . 
एक कम्पनी पंजीकृत कम्पनी अधिनियम , 1956 के अन्तर्गत 
जिसका पंजीकृत कार्यालय : 
501 अशोक भवन , 93 , नेहरू प्लेस , 
नई दिल्ली में है । 

याचिकाकर्ता/ वादी 


आदेश पारित किया था कि उपरोक्त कम्पनी को कम्पनी अधिनियम , 
1956 के अन्तर्गत समाप्त/ बन्द कर दिया जाए। 
दिनांक : 23-5-2012 

( सूजाता कष्यप ) 

एडवोकेट , 
ए -20, निजामुद्दीन ईस्ट , नई दिल्ली-110013 

( डी -307/ 1985 ) 
[ विज्ञापन II/II/ 10/ 2012 ] 


, 


बनाम 


मैसर्ज अम्बिका रिसर्च एण्ड डिवलपमैन्ट प्रा . लि . , 
एक कम्पनी पंजीकृत कम्पनी अधिनियम , 1956 के अन्तर्गत 
द्वारा उनके निर्देशक / प्रबन्ध निर्देशक , 
जिसका पंजीकृत कार्यालय 
ए-24 ओखला इन्डस्ट्रीयल ऐरिया फेस -1 
नई दिल्ली में है एवं अन्य 

प्रतिवादीगण 
समाप्त करने / बन्द के आदेश की सूचना 
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 8-5-2012 को अपने 

एक 
आदेश द्वारा ( दिल्ली उच्च न्यायालय , नई दिल्ली ) ने उपरोक्त वाद/ मामले 
के अन्तर्गत दिनांक 31 मई, 2012 एवं 1 अक्तूबर, 2012 को यह 


IN THE HIGHCOURT OF DELHIATNEW DELHI 

COMPANY PETITION NO . 123 OF 2010 
M/ s. Brain Brigde Advertising 
& Marketing Pvt. Ltd. 
A Company Registered Under the Companies Act, 1956 
Having its Registered Office at 
501 Ashok Bhawan , 93 Nehru Place 
New Delhi 

... Petitioner 

Versus 
M / s. Ambica Research & Development Pvt . Ltd. 
A Company Registered Under the Companies Act, 1956 
Through Director/Managing Director Having its 
Registered Office at 
A - 24, Okhla Indl. Area , Phase - I 
New Delhi & Ors. 

... Respondents 


... 


2125 DG/ 2012 


( 39 ) 


40 


DELHIGAZETTE : NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT : JUNE 14 , 2012/ JYAISTHA 24 , 1934 


[ PART II -II 


IN THE HIGHCOURTOFDELHIAT NEW DELHI 


( ORIGINALJURISDICTION) 


N 


COMPANY PETITIONNO.364/2011 


IN THE MATTER OF COMPANIESACT, 1956 


AND 


In the matter of : 
M /s . Polo Computer and Softwares Pvt. Ltd. ...Petitioner 


VERSUS 


M /s. Vangelz Technologies Pvt. Ltd. ( In Prov. Liqn ) 


Respondent 


ADVERTISEMENT OF PETITION 


NOTICE OF WINDING - UP ORDER 

By an order made by the High Court at 08-05 
2012 (or the Delhi High Court atNew Delhi), in the above 
matter dated the 31st May, 2012 and 1st Oct. 2012 , it was 
ordered that the abovenamed company be wound - up 
under the provisions of the Companies Act, 1956 . 
Dated : 23-5-2012 

( SUJATA KASHYAP) 

Advocate 
A -20 , Nizamuddin East 
New Delhi- 110013 

( D -307/1985 ) 

[ ADVT . II/II /10/ 2012] 
दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली में 

मूल न्यायाधिकरण 
कंपनी याचिका क्रमांक 364/2011 में 
कंपनीज अधिनियम , 1956 के मामले में 

तथा 

निम्नलिखित के मामले में . 
मेसर्स पोलो कम्प्यूटर एंड सॉफ्टवेयर्स प्रा . लि . ..याचिकाकर्ता 

विरुद्ध 
मेसर्स वनजेल्ज टेकनोलोजीस ( समापन के प्रावधान में ) ... प्रतिवादी 

याचिका विज्ञापन 
एतद्वारा सूचना दी जाती है की एक याचिका उपरोक्त नामित 
कंपनी के समाप्ति ( वाईडिंग अप वर्क ) हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय , 
नई दिल्ली -110012, द्वारा दिनांक 17-1-2012 में मेसर्स पोलो कम्प्यूटर 
एंड सॉफ्टवेयर्स प्रा. लि . डी -502/ 2010 , एफ -1 , प्रथम मंजिल , गली 
क्रमांक -1 , अशोक नगर , नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत की गयी थी तथा 
उसकी कथित याचिका तिथि 16-7-2012 में माननीय न्यायालय के 
समक्ष सुनवाई हेतु निर्देशित है । 

कोई ऋणदाता ( क्रेडिटर ), योगदानकर्ता अथवा अन्य व्यक्ति 
कथित याचिका में एक आदेश निर्मित करने हेतु सहयोग अथवा 
प्रतिवाद का इच्छुक है याचिकाकर्ता अथवा उसके अधिवक्ता हेतु 
स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित अथवा अधिवक्ता द्वारा उनके नाम तथा पते के 
साथ स्वयं की इच्छा की सूचना प्रेषित करनी चाहिए, जो कि याचिकाकर्ता 
अथवा उनके अधिवक्ता हेतु याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि 
से 5 दिन से अधिक विलम्ब नहीं अर्थात् 16-7-2012 में पहुंचना 
चाहिए तथा स्वयं व्यक्ति रूप में अथवा स्वयं के अधिवक्ता द्वारा उक्त 
प्रयोजन हेतु सुनवाई में उपस्थित होना चाहिए । याचिका की एक प्रति 
किसी ऋणप्राप्तकर्ता ( क्रेडिटर ) अथवा योगदानकर्ता हेतु उक्त हेतु 

के 

भुगतान में कार्यालय में प्रस्तुत करना चाहिए । 
कोई शपथ - पत्र याचिका हेतु प्रतिवाद में उपयोग हेतु इच्छित 
है , न्यायालय में दर्ज करना चाहिए तथा एक प्रति कार्यालय याचिकाकर्ता 
अथवा उनके अधिवक्ता कार्यालय हेतु सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से 
पूर्व 5 दिन से अधिक विलम्ब नहीं प्रस्तुत करना चाहिए । 
स्थान : नई दिल्ली 

( एस. बी . गौतम ) 

शासकीय समापक 

माननीय उच्च न्यायालय 
ए-2 , डब्ल्यू-2 , कर्जन रोड बैरक्स , 

कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली 
दूरभाष : 011-23389507/ 23388405 

[ विज्ञापन II /II/ 11/ 2012 ] 


Notice is hereby given that a petition for the 
winding up of the above -named company by the High 
Court of Delhi at New Delhi was on 17-01-2012 presented 
by M/ s. Polo Computers and Softwares Pvt. Ltd., D - 502/ 
2010 , F -1, 1st Floor, Galino. 01 , Ashok Nagar , New Delhi 
and that the said petition is directed to be heard before the 
Court onthe 16-07-2012. 


Any creditor, contributory or other person 
desirous ofsupporting or opposing themaking of an order 
on the said petition should send to the undersigned notice 
of his intention signed by him or his advocate with his 
name and address, so as to reach the undersigned not 
later than 5 days before the date fixed for the hearing of 
the petition i.e. 16-07-2012 and appear at the hearing for 
the purpose in person or by his advocate . A copy of 
petition will be furnished by the undersigned to any 
creditor or contributory on payment of the prescribed 
charges for the same. 


निर्धारित शुल्क 


Any affidavit intended to be used in opposition 
to the petition should be filed in Court, and a copy served 
on the undersigned not less than 5 days before the date 
fixed for the hearing . 


Place : New Delhi 


( S.B.GAUTAM) 

Official Liquidator 
Attached to Hon ble High Court of Delhi 
A2 , W2 , Curzon Road Barracks, 

K.G.Marg , New Delhi 
Phone No.011-23389507/23388405 

[ ADVT/ II/II/ 11/ 2012 ] 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


